रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 9 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


: 


ventas 


भाग II - - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (1) 
PART II --- Section 3 - Sub - section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 333 ] 
No. 333 ] 


नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जुलाई 1 , 1999 / आषाढ़ 10, 1921 
NEW DELHI , THURSDAY, JULY 1 , 1999 /ASADHA 10 , 1921 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1999 


सा . का .नि . 483( अ ). - ~-विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम , 1992 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम विदेशियों का 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1939 ( 1939 का 16 ) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i ) तारीख 26 मार्च, 
1999 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि . 222 ( अ ), तारीख 26 मार्ष, 1999 के अधीन ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे 
प्रभाषित होने की संभावना थी , उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है ; पैंतालीस दिन 
की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे; 

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 26 मार्च, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 
और उक्त प्रारूप नियम पर सरकार द्वारा जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

अतः, अब , केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत शमियों का प्रयोग करते हुए, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम , 1992 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण ( संशोधन ) नियम, 1999 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 के नियम 7 में , 
( i ) उपनियम ( 1 ) में , खंड ( घ ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण अन्त: स्थापित किया जाएगा, 

अर्थात् : -- 
" ( 3 ) ऐसे किसी विदेशी की दशा में जो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए कार्ड के साथ भारत में प्रवेश करता है , उस रजिस्ट्रीकरण 

अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी अधिकारिता उस स्थान पर है जहां उक्त व्यक्ति सामान्यतया निवास करता है । 
स्पष्टीकरण : - इस खंड में " भारतीय मूल के व्यक्ति " पद से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है और जो 

भारत के बाहर बस गया है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, जिसे वह इस बाबत विनिर्दिष्ट करे , 

ऐसा कार्ड जारी किया गया है । " 
(ii ) उप नियम ( 2 ) में , खंड ( प ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


1958GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 3 (1)] 


" ( ड ) उपनियम ( 1 ) के खंड ( 8 ) में विनिर्दिष्ट विदेशी के मामले में उसके भारत में आगमन के एक सौ अस्सी दिनों के अवसान के 
पश्चात् तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । " 

( 96. . 25022 /15 /99 - 145. 1 ] 

गुरचरण सिंह, संयुक्त सचिव 
qu : -- 44 , VRT 797 . f . H . 318 ( 37 )me 10 Frel, 1992 BTT, TAUTA PHOTO The Fiqrant * 

निम्नलिखित के तहत संशोधन किया गया : 
1. . Fl. ft. 55 ( 39 ) Fa 29 - 1 - 1999 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 1st July , 1999 


G .S .R. 483(E ).-.. Whereas certain draft rules further 
to amend the Registration of Foreigners Rules , 1992 were 
published , as required by section 3 of the Registration of 
foreigners Act , 1939 ( 16 of 1939 ) , under the notification of the 
Government of India in the Ministry of Home Affairs number 
G . S . R . 222 ( E ) dated , 26th March , 1999 in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( i ) dated 26th 
March , 1999 inviting objections and suggestions from all persons 
likely to be affected thereby before the expiry of the period of 
forty five days from the date on which the copies of the Gazette 
containing the said notification are made available to the 
public ; 


And , whereas copies of the said Gazette were made 
available to the public on the 26th March , 1999 ; 


And , whereas no objections and suggestions on the said 
draft rules have been received from the public by the Central 
Government ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 3 of the said Act , the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Registration of 
Foreigners Rules , 1992 , namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Registration of Foreigners 


( Amendment ) rules , 1999 . 


[ T II -- 


3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


in the Registration of foreigners Rules , 1992 , in rule 7 , 


( i ) in sub - rulell ) , after clause ( d ) and the entries 

relating thereto , the following clause and the 
Explanation shall be inserted , namely : 


" ( e ) in the case of a roreigner who enters India with a 

Persons of Indian Origin Card , to the Registration 
Officer having jurisdiction in the place where the 
sala foreigner is ordinarily resident . 


Explanation : - In this clause , the expression " Persons of 
Indian Origin " means a person who is a foreign citizen of 
Indian origin settled outside india ana to whom such card 
nas been issued by the Central Government , subject to 
such conditions, as it may specify in this behalf . " 


PIIIII 


( iilin sub - rule ( a ) , after clause ( d ) ana the entries 

relating thereco the following caluse shall be 
inserted , namely : 


" ( e ) in the case of a foreigner referred to in clause ( e ) 

of sub - rule ( l ) , within thirty days arter tne expiry 
of one hundred and eighty days of his arrival in 
India " . 

[F. No. 25022/ 15 /99-F. I] 

GURCHARAN SINGH , Jt. Secy. 
Note : - The Principal rules were publiened in the Gazette of 

India viae number G . S . k . 308 ( E ) , datea the luth 
March , 1992 and subsequently amendea vide G . S . R . 55 ( E ) 
datea 29 . 1 . yy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Proag , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Publiabod by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 


